रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 89 ] 
No. 89 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 15 , 2019 / फाल्गुन 24, 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15 , 2019 /PHALGUNA 24 , 1940 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 15 मार्च, 2019 

सं० 79 / 2015- 20 


विषयः 18 मार्च, 2019 से प्रतिबंधित मदों के लिए आयात लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु नई ऑनलाइन 

सुविधा ( प्रक्रिया पुस्तक , 2015 - 2020 का पैरा 2. 50 ) । 


फा . सं . 01 / 53 / 8 / एएम19 / ओ - 5 / आईसी. – विदेष व्यापार नीति , 2015 - 2020 के पैरा 2.04 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेषक, विदेष व्यापार (डीजीएफटी) एत्दद्वारा 18 मार्च, 2019 
से प्रतिबंधित मदों के लिए आयात लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संषोधित 
प्रपत्र ( एएनएफ - 2ड) अधिसूचित करते हैं । 


2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रतिबंधित मदों के लिए आयात लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन 
आवेदन प्रपत्र ( एएनएफ - 2ड ) अधिसूचित किया जाता है । 


आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक , 
विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


1766 GI /2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


आयात निर्यात प्रपत्र - 2ड 


प्रतिबंधित मदों के आयात हेतु आवेदन प्रपत्र ( प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 2.50 देखें ) 


भाग – क 
1. आईईसी संख्याः 
2. आवेदक का ब्यौरा 

नामः 

पताः 
3. आरसीएमसी का ब्यौरा (यदि लागू हो ) 

आरसीएमसी सं : 
दिनांक तक वैधः 
जारीकर्ता प्राधिकारीः 

पंजीकृत उत्पादः 
4. आवेदन प्रस्तुत करने का ब्यौरा (स्वतः भरा जाने वाला ) 

ईसीओएम संदर्भ संख्याः 
तारीखः 
क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम जिसे प्रस्तुत किया गया 
फाइल संख्या : 

फाइल तारीख : 
5. आवेदन शुल्क का ब्यौरा 

( i) राषि (रुपयेमें ): 

( ii ) ईएफटी संदर्भ संख्या और दिनांक 
6 . कुल सीआईएफ मूल्य (रुपये में ): 

विदेशी मुद्रा में : 


7 . पंजीकरण का पत्तन (भारतीय सीमा शुल्क पत्तन): 


(पंजीकरण का केवल एक ईडीआई पत्तन (पीओआर) आवेदन में उल्लिखित सभी आयात मदों के लिए 
अनुमत है और डीजीएफटी द्वारा आयात लाइसेंस जारी किए जाने के बाद इस पीओआर को बदला नहीं जा 
सकता है ।) 


8. आयात की जाने वाली मद (मदों ) की आयात नीतिः 


प्रतिबंधित / एसटीई 


[ भाग I - खण्ड 1 ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9. आयात हेतु आवेदित मद (मदों ) का ब्यौरा 


क्र . 


मात्रा 


देश 


आयात प्रकार 


आईटीसी (एचएस ) । 
कोड 


सीआईएफ | सीआईएफ एफसी 
मूल्य मुल्य 

प्रकार 
(रुपये ) (विदेशी मुद्रा 


गोला - बारूद 


विवरण 
| उद्गम के देष हेतु 
टिप्पणियां 
अन्य टिप्पणी ( यदि कोई 


हो ) 


वास्तविक प्रयोक्ता / व्यापार (भंडार एवं बिक्री ) 


आयात का प्रयोजन 
वास्तविक प्रयोक्ता के 
मामले में , फैक्टरी / 
इकाई / फर्म का पता 
जहां आयातित मदों का 
उपयोग होना है । 
आयात का विस्तृत 
औचित्य 


2 . 


हवाई जहाज / 
हैलीकॉप्टर / 
गरम हवा का 
गुब्बारा आदि 


वास्तविक पयोक्ता / व्यापार (भंडार एवं बिक्री ) 


विवरण 
उद्गम के देष हेतु 
टिप्पणियां 
अन्य टिप्पणी ( यदि कोई 
हो ) 
आयात का प्रयोजन 
वास्तविक प्रयोक्ता के 
मामले में , फैक्टरी / 
इकाई / फर्म का पता 
जहां आयातित मदों का 
उपयोग होना है । 
आयात का विस्तृत 
औचित्य 


मशीनरी 


विवरण 
उदगम के देष हेतु 
टिप्पणियां 
अन्य टिप्पणी ( यदि कोई 
हो ) 
आयात का प्रयोजन । वास्तविक प्रयोक्ता / व्यापार ( भंडार एवं बिक्री ) 
वास्तविक प्रयोक्ता के 
मामले में , फैक्टरी / 
इकाई / फर्म का पता 
जहां आयातित मदों का 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


उपयोग होना है । 
आयात का विस्तृत 
औचित्य 


प्लास्टिक 
अपशिष्ट / 
स्क्रैप 


विवरण 


उद्गम के देष हेतु 
टिप्पणियां 
अन्य टिप्पणी ( यदि कोई 


हो ) 


आयात का प्रयोजन । वास्तविक प्रयोक्ता / व्यापार (भंडार एवं बिक्री ) 
वास्तविक प्रयोक्ता के 
मामले में , फैक्टरी / 
इकाई / फर्म का पता 
जहां आयातित मदों का 
उपयोग होना है । 
आयात का विस्तृत 
औचित्य 


थोक दवा या 
सूत्रीकरण 


विवरण 


उद्गगम के देष हेतु 
टिप्पणियां 
अन्य टिप्पणी ( यदि कोई 


वास्तविक प्रयोक्ता / व्यापार (भंडार एवं बिक्री ) 


आयात का प्रयोजन 
वास्तविक प्रयोक्ता के 
मामले में , फैक्टरी / 
इकाई / फर्म का पता 
जहां आयातित मदों का 
उपयोग होना है । 
आयात का विस्तृत 
औचित्य 


नवीकरण किए 
गए मदे 


विवरण 
उद्गम के देष हेतु 
टिप्पणियां 
अन्य टिप्पणी ( यदि कोई 
हो ) 
आयात का प्रयोजन | वास्तविक प्रयोक्ता / व्यापार ( भंडार एवं बिक्री ) 
वास्तविक प्रयोक्ता के 
मामले में , फैक्टरी / 
इकाई / फर्म का पता 
जहां आयातित मदों का 
उपयोग होना है । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आयात का विस्तृत 
औचित्य 


अन्य मदें 


वास्तविक प्रयोक्ता / व्यापार ( भंडार एवं बिक्री ) 


विवरण 
उद्गम के देष हेतु 
टिप्पणियां 
अन्य टिप्पणी ( यदि कोई 
हो ) 
आयात का प्रयोजन 
वास्तविक प्रयोक्ता के 
मामले में , फैक्टरी / 
इकाई / फर्म का पता 
जहां आयातित मदो का 
उपयोग होना है । 
आयात का विस्तृत 
औचित्य 


भाग - ख 


| 10. आवेदन के लिए आवेदित मद ( मदों ) हेतु विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में किए गए आयात का ब्यौरा 
क्र . सं . । वर्ष आयात लाइसेंस ब्यौरा 

आयातित मात्रा | शेष मात्रा 
| लाइसेंस संख्या तारीख | विवरण | मात्रा मूल्य (रुपये में ) 


| 11. गोला - बारूद के मामले में कृपया विवरण दें : 
मद क्रम सं . 1 

(i ) आग्नेयास्त्र डीलर्स लाइसेंस संख्या 
( ii ) दिनांक 
(iii ) आगनेयास्त्र डीलरों का लाइसेन्स जारी करने वाला प्राधिकारीः 


| पिछले तीन लाइसेन्सिंग बर्षों में स्वदेशी और आयातित गोला - बारूद का बिक्री कारोबार (रुपये में ) । 
क्रम. सं . | मद विवरण 

मात्रा 

मूल्य 


12. एयरक्राफ्ट / हेलीकाप्टर / हॉट एयर बैलून / यूएवी / ड्रोन के मामले में कृपया विवरण दें : 


मद क्रम सं . 2 
i) विनिर्माण का वर्षः 
iii) बैठने की क्षमताः 
v ) पूरे किए गए उड़ान घंटो की संख्या 
vii ) मॉडल नं .: 


ii) एयरक्राफ्ट किस्म 
iv) शेष जीवनकाल 
vi ) प्राइवेट या यात्री श्रेणी 
viii ) डीजीसीए की अनुमति का विवरण 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


| 13. मशीनरी के आयात के मामले में कृपया विवरण दें : 


मद क्रम सं . 3 
(i) विनिर्माण का वर्ष 
(ii) शेष जीवनकाल 


14. प्लास्टिक अपशिष्ट / स्क्रैप के आयात के मामले में संगत सूचना / दस्तावेजों के साथ पर्यावरण , 

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एचएसएमडी) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन 
प्रस्तुत किए जाने चाहिए : 


मद क्रम सं . 4 
(i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एचएसएमडी) के अनापत्ति प्रमाण पत्र का ब्यौराः 
(ii) अन्य सूचना यदि कोई होः 


15 . अंतिम उत्पाद बल्क ड्रग अथवा फार्मुलेशन होने के मामले में , कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें : 


मद क्रम सं . 5 


हां / नहीं 
हां / नहीं 


हां / नहीं 


i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संगत औषध विनिर्माण लाइसेंस की प्रति । 
ii ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित पिछले 3 वर्षों के दौरान 

मात्रा और मूल्य के अनुसार संगत अंतिम उत्पाद का उत्पादन । 
iii ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मात्रा और मूल्य के 

अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात हेतु आवेदित प्रतिबंधित मदों 

की वास्तविक खपत । 
iv ) मध्यवर्ती औषध के विनिर्माण के प्रयोग के लिए रयायन के आयात के 

मामले में , औषध का नाम जिसके लिए संगत मध्यवर्ती औषध का मुख्य 
रूप से प्रयोग किया गया है को दर्षाना होगा । 


हां / नहीं 


| 16. नवीकृत किए गए कम्प्यूटर पार्ट्स के आयात के मामले, आयात उत्पाद और इसके प्रयोग | 

का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें : 


मद क्रम सं . 6 


i) क्या पार्टी विनिर्माता / विनिर्माता का प्राधिकृत एजेंट है । 

हां / नहीं 
ii ) उत्पाद के पुर्जो के आयात हेतु विगत 2 वर्षों में विनिर्माता का 

हां / नहीं 
संस्थापित आधार 
iii) एमईआईटीवाई से बीआईएस पंजीकरण प्रमाण पत्र / छूट का विवरण हां / नहीं 


17 . सरणीबद्ध मद के मामले में , कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें : 


(i) नामित एसटीई का नाम 


हां / नहीं 


( ii ) क्या एसटीई से अनापत्ति प्रमाण प्रत्र 

प्राप्त हुआ है 
( iv ) सिफारिणे जारी / प्राप्त 


(iii) संबंधित मंत्रालय / विभाग 


हां / नहीं 


[ भाग I - खण्ड 1 ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 18. सरकारी विभाग ( पुलिस / रक्षा संगठन सहित ) को आपूर्तियों के मामले में कृपया 
सिफारिश और अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें । 


i) संगठन का नाम 


ii) ईयूसी / पीआई / संविदा का विवरण 


| 19. मदों के अन्य ब्यौरों (ट्रांसमीटर या संम्प्रेषण उपकरण के मामले में क्षेत्रीय डब्ल्यूपीसी 
कार्यालय द्वारा जारी अनुमति का ब्यौरा दें । 


मद क्रम सं . 7 
विवरण यदि कोई हो : 


भाग – ग 
घोषणा पत्र 


1. मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि 
क . फर्म, जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किन्हीं भी अधिनियमों ( समय - समय 

पर यथासंषोधित ) के अधीन दण्डित नहीं किया गया है: 


क . सीमाषुल्क अधिनियम, 1962 
ख . केन्द्रीय उत्पाद षुल्क अधिनियम , 1944 
ग . विदेष व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 और 
घ . विदेषी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम , 1999 
ड. विदेष मुद्रा का संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम , 1974 


ख. 


कम्पनी / फर्म / एचयूएफ / न्यास ( जैसा भी मामला हो ) का कोई भी 
निदेषक / साझेदार / स्वामी / कर्ता / न्यासी / फर्म / एचयूएफ / न्यासी किसी अन्य 
कम्पनी / फर्म / संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल ) में है, का 
निदेषक / साझेदार / स्वामी / कर्ता / न्यासी नहीं हैं । 


ग . न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय / फर्म के मुख्यालय / न ही उसके किसी शाखा कार्यालय 

( कार्यालयों) ( यूनिटों) / डिविजन (डिविजनो) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के 
किसी प्रावधान के अधीन आयात /निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है । 


घ. हमने अपने पंजीकृत / मुख्यालय के लिए किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आयातक निर्यातक 

कोड संख्या प्राप्त नहीं की है और न ही आवेदन किया है । 


2. मैं / हम समय - समय पर यथासंषोधित विदेष व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 , उसके 

तहत बने नियमों और आदेषों , विदेष व्यापार नीति , प्रक्रिया पुस्तक और आयात निर्यात मद के आईटीसी 
( एसएच ) वर्गीकरण के प्रावधानों के पालन की षपथ लेता हूँ / लेते हैं । 


3. मैं / हम पूर्णतया समझता हूँ / समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी 

तो मुझे / हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा 
निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1 ] 


4. मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी / हमारी 

जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया 
है । 


5. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेष व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को 

सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ | 


स्थानः 


आवेदक के हस्ताक्षरः 
दिनांक : 


नाम : 
पदनाम : 
कार्यालय का पता : 
आवास का पता : 
ई - मेल का पता : 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 15th March , 2019 

No. 79/ 2015 - 20 


items from 


Subject: New Online facility for obtaining import license for ‘Restricted 

18th March, 2019 ( Para 2.50 of Handbook of Procedure, 2015 - 2020) . 


F. No . 01/ 53/ 8/ AM19/ 0 -5 /IC. - In exercise of powers conferred under Paragraph 2. 04 of 
the Foreign Trade Policy, 2015 - 20 , the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby notifies 
the revised pro -forma (ANF -2M ) for submission of online application for obtaining import license 
for ‘Restricted items from 18th March , 2019 onwards. 


2 . Effect of this Public Notice: Online application format (ANF2 -M ) for obtaining import license 
for Restricted items is notified . 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & 

Ex -officio Addl. Secy. 


[ ATTI - gus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANF- 2M 
Application form for import of Restricted items( Para 2 .50 of HBP ) 


PART - A 


1 


IEC Number : 


Applicant Details 


Name : 
Address : 


RCMC Details ( if applicable ) 
RCMC NO . 
Valid Up to : 
Issuing Authority : 


Products Registered : 


Application submission details (Autofill) 
ECOM Ref. No: 


Date : 


Name of Regional Authority to which submitted : 
File No: 


File Date : 


S 


Application Fee Detail 


i. Amount (in Rupees): 
ii. EFT Ref No. & Date: 


6 


Total CIF value ( Rs): 


In Foreign currency: 


Port of Registration ( Indian Customs Port): 
(Only one EDIPort of Registration ( POR ) is allowed for all import itemsmentioned in the 
application and this POR cannot be changed once the import license has been issued by DGFT.) 
Import policy of Item to be imported : 

Restricted / STE 


8 


Details of item (s ) applied for Import 


S .No. ITC (HS ) Code 


Quantity 


CIF 
Value( Rs) 


FC Type Country 


Import Type 


CIF 
Value ( in FC ) 


Ammunition 


Description 
Remarks for Country of 
origin 


Other Remarks (if any) 


Actual User / Trading ( Stock & Sale ) 


Purpose of Import 


In Case of AU , address 
of factory /unit /firm 
where item so import 
shall be used 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I _ SEC . 1 ] 


Detailed justification for 
import 


Aircraft/Heli 
copters /Hot 
Air Balloons 


etc . 


Description 


Remarks for Country of 
origin 


Other Remarks (if any ) 


Actual User /Trading (Stock & Sale ) 


Purpose of Import 


In Case of AU , address 
of factory / unit/ firm 
where item so import 
shall be used 
Detailed justification for 
import 


Machinery 


- 


Machinery 


Description 


Remarks for Country of 
origin 


Other Remarks (if any) 


Actual User / Trading (Stock & Sale ) 


Purpose of Import 


In Case of AU , address 
of factory / unit/ firm 
where item so import 
shall be used 
Detailed justification for 
import 


a 


Plastic 
Waste /Scrap 


stie scrap 


Description 


Remarks for Country of 
origin 


Other Remarks ( if any ) 


Actual User / Trading (Stock & Sale ) 


Purpose of Import 


In Case of AU , address 
of factory/unit /firm 
where item so import 
shall be used 
Detailed justification for 
import 


bulk drug or 
formulation 


Description 


Remarks for Country of 
origin 


Other Remarks ( if any) 


[ 411 I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


Actual User / Trading (Stock & Sale ) 


Purpose of Import 


In Case of AU , address 
of factory /unit/ firm 
where item so import 
shall be used 
Detailed justification for 
import 


refurbished 
items 


Description 


Remarks for Country of 
origin 


Other Remarks (if any ) 


Actual User / Trading (Stock & Sale ) 


Purpose of Import 


In Case of AU , address 
of factory /unit/ firm 
where item so import 
shall be used 
Detailed justification for 
import 


1 . 


Other Items 


Description 


Remarks for Country of 
origin 


Other Remarks (if any ) 


Actual User /Trading (Stock & Sale ) 


Purpose of Import 


In Case of AU , address 
of factory /unit/ firm 
where item so import 
shall be used 
Detailed justification for 
import 


PART - B 


10 . Details of the imports made during preceding 3 licensing year for the item ( s ) applied for in the application 

Import License Details 

Quantity Balance 
S . No . Year 

Imported 

quantity 
License No | Date Description Quantity Value (in Rs) 


11 . In case of Import of Ammunition , please furnish details : 


Item Sr . No . 1 


i) Fire Arm Dealers License No: 


ii) Date : 


iii ) Issuing Authority of Fire Arm Dealers License : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


Sales turnover of indigenous & imported ammunition in preceding 3 licensing year (in Rs.) 
S .No. 

Year Item Description 

| Quantity 


Value 


12 . In case of Aircraft/Helicopters/Hot Air Balloons/UAVs/Drone, please furnish details 


Item Sr. No. 2 


i) Year of manufacture: 


ii ) Aircraft Type 


iii ) Seating capacity : 


iv ) Residual Life : 


v ) No of flying hours already completed 


vi) Whether Private or Passenger category 


vii ) Model No : 


viii) DGCA Permission Detai 


13 . In case of Import of Machinery , please furnish details 


Item Sr. No. 3 


i) Year of manufacture : 


ii ) Residual Life: 


14 . In case of import of Plastic Waste/Scrap , applications must be submitted along with NOC issued by 
MOEF & CC (HSMD ) relevant information /documents: 


Item Sr . No. 4 


i) Details of NOC of MOEF & CC (HSMD ): 


ii) Other information if any: 


15 . In case of end product being a bulk drug or formulation , please furnish details : 


Item Sr. No. 5 


i) Copy of relevant Drug anufacturing License granted by the competent authority . 


Yes /No 


Yes /No 


ii) Production of the relevant and product in terms of quantity and value during last 
3 years duly certified by CA . 


Yes /No 


iii) Actual consumption of the restricted items applied for import during 3 years in 
terms of quantity and value duly certified by a CA 


Yes/No 


iv ) In case of import of chemicals of usages in manufacturing of Drug 
intermediate, the name of the drug for which the relevant drug No/ Yes 
intermediate is predominantly used may be indicated 


16 . In case of Import of refurbished computer parts, brief description of the import product and its usage 


Item Sr . No . 6 


i) Whether the party is manufacture / authorised agent of manufacturer. 


Yes /No 


Yes/No 


ii ) Installed base of the manufacturer in the last two years for import of spares of 
the product. 


iii) Details of BIS registration certificate /exemption letter from Meity 


Yes No 


[ 411 I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


| 17 . In case of Canalised item , please furnish details : 


i) Name of Designated STE 


ii ) Whether NOC from STEs obtained 


Yes /No 


iii) Concerned Ministry/Department 


iv ) Recommendations issued /received 


Yes /No 


18 . In case of Supplies to any Govt. Department ( including Police /Defence organization ). 
Please enclose copy of recommendation / End User Certificate . 


i) Name of Organisation 


ii ) Details of EUC /PI/Contract 


| 19 . Other item details ( In Case of transmitter or communication device give details of permissions issued 
by regional WPC office ) 


Item Sr. No. 7 


Detail if any : 


PART- C 


UNDERTAKING 


I/We hereby certify that: 


A . the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as 
amended from time to time): 


a . The Custom Act, 1962 , 


b . The Central Excise Act 1944 
c . Foreign Trade(Development & Regulation ) Act 1992, and 


d . The Foreign Exchange Management Act, 1999 ; 


e. The Conversation of Foreign Exchange , Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 


B . none of the Directors/Partners/Proprietor/Karta/ Trustees of the company / firm /HUF/ Trust,(as the case may be ), 
is / are a Director(s)/Partner (s )/Proprietor/Karta/ Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied 
Entity List (DEL ) of DGFT ; 


C . neither the Registered Office of the company /Head Office of the firm / nor any of its Branch Office (s)/ Unit (s)/ 
Division (s ) has been declared a defaulter and has otherwise been made in eligible for undertaking import / export 
under any of the provisions of the Policy ; 


D . we have not obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our Registered / 
Head Office to any other Licensing Authority 


2. I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act , 1992 , as 
amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy , the Handbook of 
Procedures and the ITC (HS ) Classification of Export & Import Items. 


3 . I /We fully understand that if any information furnished in the application is found incorrect or false will render me/ us 
liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 


4 . I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the 
best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld therefrom . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


5 . I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade 
Policy. 


Place : 


Signature of the Applicant 
Date : 


Name: 


Designation : 
Official Address : 
Telephone: 
Residential Address : 
Email Address: 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2019 .03 .18 
| 12 :37 : 13 + 05 30 


